रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


J 


+ 


, 


F 
. 
.LF 
. 
. 
. 
. 
. 

। 


-TAM 


--- 


Hi 


PAN 


- 


- 


1. 


. 


. 


. 


. . 


. 


सभामबजगाने 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 101 ] 
No . 101 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 15 , 2016 / माघ 26 , 1937 
NEW DELHI, MONDAY , FEBRUARY 15, 2016 / MAGHA 26 , 1937 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 15 फरवरी , 2016 


सं . 4/ 2016- सेवा कर 


सा . का .नि . 167( अ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 15क के साथ पठित धारा 37 


तथा वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) की धारा 83 के साथ पठित धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 


केन्द्र सरकार, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 


1. ( 1) लघु शीर्ष और प्रारम्भन - इन नियमों का नाम सेवाकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत 


करना ) नियमावली, 2016 है 


( 2) ये 1 अप्रैल , 2016 से प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो 
( क) “निकासी का सकल मूल्य " का वही अभिप्राय है जो कि भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग की दिनांक 
01 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं . 9/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , जो कि 01 मार्च, 2003 की सा . का. नि. सं . 139 के 


अंतर्गत प्रकाशित है, में दिया गया है। 


782 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


( ख ) " बोर्ड " से अभिप्राय है, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम , 1963 (1963 का 54 ) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


और सीमा शुल्क बोर्ड। 
( ग) "डिजिटल हस्ताक्षर " का वही अभिप्राय है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 ( 2000 का 21) में यथा 


परिभाषित है । 
( घ ) " प्रपत्र " से अभिप्राय है, इन नियमों के साथ संलग्न परिपत्र । 


( 2) यहां प्रयोग किए गए वे सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो कि परिभाषित नहीं हैं , अपितु वित्त अधिनियम , 1994 (1994 


का 32 ) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1) और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं , 
का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम और नियमों में उन्हें दिया गया है। 
3. प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक सूचना विवरणी - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 15क की उपधारा 1 के 
अंतर्गत प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित सूचना विवरणी निम्नलिखित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा , उक्त सारणी के कॉलम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्वरूप और मूल्य के सभी लेनदेन , जो 1 अप्रैल , 2015 को 
अथवा इसके पश्चात शुरू होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान उसके द्वारा रिकॉर्ड अथवा प्राप्त किए गए हैं , एआईआरएफ के 


क्र . सं. 


प्रपत्र में , उक्त सारणी के कॉलम (4)में विनिर्दिष्ट अनुबंध के साथ भरे जाएंगे । 

सारणी 
व्यक्ति की श्रेणी लेनदेन का स्वरूप और मूल्य 

प्रपत्र 
एआईआरएफ के 

साथ अनुबंध 
( 1 ) | (2) 

( 3 ) 

( 4 ) 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , ऐसी संस्थाओं जिनके प्रेषण का मूल्य उस वित्त वर्ष एआईआरए-| 
1934 की धारा 3 के अंतर्गत 

| जिससे यह विवरणी संबंधित है में 50 लाख रुपये से 

| अधिक है के संबंध में उद्देश्य कोड के अंतर्गत घोषित 
गठित भारतीय रिजर्व बैंक का 

| सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में विदेशी प्रेषण का ब्यौरा 
कोई अधिकारी जो कि इस कार्य 
के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 

अर्थात- 50017, S0205, 50207, 50211, 50213, 
द्वारा समुचित रूप से प्राधिकृत 

S0402 , 50403, 50404, S0502, S0602, 50603, 
S0604, 50701, S0702, S0703, 50801 , 50802, 
S0803, S0804 , 50901, S1002 , S1003, S1005 , 

S1006, S1007 , S1008, S1009, S1101 
|विद्युत अधिनियम , 2003 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 एआईआरए -II 
अंतर्गत किसी राज्य बिजली बोर्ड का 5) की प्रथम अनुसूची की धारा XV के अंतर्गत आने 
अथवा बिजली वितरण अथवा | वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए इंडक्शन फर्नेस अथवा 
ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक का | रोलिंग मिल का प्रयोग करने वाले ऐसे निर्माताओं. 
कोई अधिकारी अथवा केन्द्र 

| जिनकी निकासी का सकल मूल्य ऐसे वित्त वर्ष जिससे 
सरकार अथवा राज्य सरकार 
द्वारा सौंपे गए ऐसे कार्यों संबंधी विवरणी संबंधित है, में 150 लाख रुपये से अधिक हो , 
कोई संस्थान जोकि ऐसे राज्य | जैसा कि प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त , 
बिजली बोर्ड अथवा विद्युत 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


व्यक्ति की श्रेणी 


लेनदेन का स्वरूप और मूल्य 


क्र . सं . 


प्रपत्र 
एआईआरएफ के 
साथ अनुबंध 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 2 ) 

( 3) 
| वितरण अथवा ट्रांसमिशन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर- प्रभारी केन्द्रीय उत्पाद 
लाइसेंसधारक अथवा अन्य शुल्क अथवा सेवा कर जोन द्वारा पहचान की गई है और 
संगठन जैसा भी मामला हो द्वारा अगले वित्त वर्ष के 30 जून तक उन्हें सूचित किया गया 
यथावत रूप से प्राधिकृत हो । है, द्वारा उपभोग की गई विद्युत । 


4. सूचना विवरणी प्रस्तुत करने का समय - नियम 3 में संदर्भित विवरणी :। 


( क ) वह वित्त वर्ष जिससे यह विवरणी संबंधित है के पश्चात के वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर , को अथवा इससे पहले भर ली 


जाएगी । 

बशर्ते यह कि बोर्ड आदेश करते हुए ऐसे आदेश में उल्लिखित कारणों से ऐसी विवरणी भरे जाने की तारीख को आगे 
बढ़ा सकता है। 
( ख ) प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय के पास एआईआरएफ फॉर्म में , इस फॉर्म के अनुबंधों के समेत, इलेक्ट्रॉनिक 


तरीके से दायर किया गया हो : 


बशर्ते कि , बोर्ड, आदेश जारी करके प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय के कार्यालय के किसी ऐसे अधिकारी 
को विवरणी को प्राप्त करने के हेतु नियत करेगा और एक ऐसे किसी अधिकारी को जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर 
आयुक्त से निम्न पद का ना हो , वार्षिक सूचना विवरणी प्रशासक के रूप में नामित करेगा, जिसका कार्य दिन प्रतिदिन के 


प्रशासनिक कार्य को देखना होगा जिसके अंतर्गत उक्त विवरणी से संबंधित जानकारी जैसे कि प्रक्रियाओं की विशेषता , आंकड़ा 


संरचना , फॉरमेट और आंकड़ों को प्राप्त करने और उसका प्रसरण करने से संबंधित मानदण्डों यथोचित सुरक्षा को विकसित 
करने और उसको क्रियान्वित करने , भण्डारण करने और ऐसी जानकारी को पुन : प्राप्त करने से संबंधित नीति को पुन : तैयार 


करने की बात शामिल है : 

बशर्ते और भी कि ऐसे समय तक बोर्ड उक्त सूचना विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्राप्त करने के लिए ऐसे 
अधिकारी या एजेंसी को नियुक्त करता है या ऐसे समय तक जबकि वार्षिक सूचना विवरणी प्रशासक उक्त फारमेट को तथा 
आंकड़ों को प्राप्त करने और उसका पारेषण करने से संबंधित मानदण्डों को तैयार करता है, उस समय तक विवरणी को 
कम्प्यूटर के द्वारा पढ़े जाने वाले साधनों जैसे कि कम्पैक्ट डिस्क - रीड वनली मेमोरी (सीडी- रोम) या डिजिटल वीडियो डिस्क 
( डीवीडी) के द्वारा जमा किया जा सकता है। 
( ग) नियम 3 में दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में संदर्भित व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


एआईआरएफ फॉर्म 
सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत विवरणी ( वार्षिक सूचना विवरणी को प्रस्तुत करना ) नियमावली , 2016] 

वार्षिक सूचना विवरणी 
( कृपया संगत कॉलम को भरने के पहले दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ) 


1 . 


व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में ) 


। । । 


। 


। । । । । । 


। । । । । 


2. 


पता ( स्पष्ट अक्षरों में ) ( दो शब्दों के बीच में कृपया एक खाने को खाली रखें ) 


(i) परिसर / भवन का नाम 


(ii ) फ्लैट/डोर/ ब्लॉक सं . 


- 


- 


- 


( iii) सड़क/ स्ट्रीट/ गली 


( iv) गांव/ क्षेत्र /गली 


( v) ब्लॉक / तालुक/ उप - प्रभाग/ उप - नगर 


( vi) डाक घर 
( vii ) शहर / जनपद 


(viii ) राज्य / संघ राज्य 


नाम 


कोड 


( ix) पिन : 
( x) दूरभाष सं . : 
( xi) मोबाइल नं . 
( xii) ई-मेल पता : 


वित्तीय वर्ष ( संव्यवहार जिससे यह रिपोर्ट संबंधित है ) 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


व्यक्ति का वर्ग 


। . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( नीचेदिए गए विकल्पों में सभी वर्ग के व्यक्तियों को दर्शाया गया है ) 
5. संलग्न फारमेट का ब्यौरा : अनंबंध एआईआरए-I और अनुबंध एआईआरए -II 
6. सत्यापन - 
मैं ....... 

... (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), पुत्र/ पुत्री 
., एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/ करती हूं कि इस विवरणी में दी गई जानकारी 
सत्य, सही और सभी दृष्टि से पूर्ण है। मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए 
प्राधिकृत हूं और इसका सत्यापन भी करता / करती हूं । 
(निर्धारिती या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम ) 
पदनाम , संगठन में : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान : 
तारीख : 


अनुबंध-एआईआरए -I 
भारतीय रिजर्व बैंक के लिए 
प्रेषक का वित्तीय वर्ष में प्रेषित कुल राशि 
पैन नं . 


क्र . सं . | उद्देश्य 


प्रेषक का | प्रेषक का 


प्रेषिती का | प्रेषिती 
नाम 

का पता 


कोर्ड 


नाम 


पता 


विदेशी मुद्रा ( मुद्रा भारतीय 
का नाम और राशि ) 

( केवल 


रुपया 


राशि ) 


| नाम 


राशि 


अनुबंध - एआईआरए - II 
विद्युत कंपनियों के लिए 


क्र . सं . 


उपभोक्ता 


| उपभोक्ता का 
नाम 


उपभोक्ता का 
पता 


| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण 
सं ., जैसा कि मुख्य आयुक्त , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा 


| किसी एक सम्पूर्ण 
वर्ष में खपत की 
गई विद्युत 
यूनिटों की कुल 


संसूचित 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


वार्षिक सूचना विवरणी को भरने से संबंधित निर्देश 
1. कॉलम में भरी जानी वाली सभी प्रविष्टियां स्पष्ट अक्षरों में होनी चाहिएं । 
2. दो शब्दों के बीच एक खाने को खाली रखा जाए । 
3. क्रम सं. 2 में मद ( viii) में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कोड हेतु । 
कोड राज्य का नाम 

कोड राज्य का नाम 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 

महाराष्ट्र 
02 आंध्र प्रदेश 

20 मणिपुर 
अरुणाचल प्रदेश 

21 मेघालय 
04 असम 

22 मिजोरम 
___ 05 _ बिहार 

23 नागालैंड 
06 चंडीगढ़ 

24 उड़ीसा 
दादर और नागर हवेली 

पांडिचेरी 
___ 08 दमन और दीव 

26 पंजाब 
____ 09 दिल्ली 

27 राजस्थान 
____ 10 गोवा 

28 सिक्किम 
____ 11 गुजरात 

। तमिलनाडु 
____ 12 हरियाणा 

30 त्रिपुरा 
13 हिमाचल प्रदेश 

31 उत्तर प्रदेश 
14 जम्मू और कश्मीर 

पश्चिम बंगाल 
15 कर्नाटक 

33 छत्तीसगढ़ 
| 16 केरल 

उत्तरांचल 
17 लक्ष्यद्वीप 

35 झारखंड 
18 मध्य प्रदेश 

36 तेलंगाना 


4 . क्रम सं . 4, के मद के लिए " व्यक्ति का वर्ग " से अभिप्राय सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (वार्षिक सेवा विवरणी को 
प्रस्तुत करना ) नियमावली, 2016 के नियम 3 में दी गई सारणी के कॉलम 2 में संदर्भित व्यक्तियों से है । 

[ फा . सं . 137/ 23/ 2015- सेवा कर ] 

हिमानी भयाना, अवर सचिव 


[ TT II - QUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th February 2016 

No. 04 /2016 -SERVICE TAX 


G . S . R . 167 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 15A , read with section 37 of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 , read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 
1994 ), the Central Government herebymakes the following rules , namely: 
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Service Tax and Central Excise 
( Furnishing of Annual Information Return ) Rules, 2016 . 
( 2 ) They shall come into force from the 1st day of April, 2016 . 
2 . Definitions.- ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires, 

(a ) “ Aggregate value of clearances” has the same meaning as assigned to it in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance , Department of Revenue No. 9 /2003- Central 
Excise dated the 1st March 2003 , published vide number G . S .R . 139 , dated the 1stMarch , 2003 ; 
(b ) " Board " means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Board of 
Revenue Act, 1963 (54 of 1963 ); 
( c) “ Digital signature” has the same meaning as assigned to it in the Information Technology Act, 
2000 ( 21 of 2000 ); 

( d ) “ Form ” means Form appended to these rules. 
( 2 ) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ) 
and the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) and the rules made thereunder, shall have the meanings 

respectively assigned to them in those Acts and rules . 
3 . Annual information return to be furnished . The information return required to be furnished under sub 
section ( 1) of section 15A of Central Excise Act, 1944 shall be furnished annually by every person mentioned 
in column (2 ) of the Table below in respect of all transactions of the nature and value specified in the 
corresponding entry in column (3 ) of the said Table , recorded or received by him during every financial year 
beginning on or after the 1st day of April, 2015 , in the Form AIRF , along with the Annexure to the said Form , 
as specified in column ( 4 ) of the said Table, namely : 

TABLE 

Annexure 
Sl. Class of person Nature and value of transaction 

to Form 

AIRF 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) 

(4 ) 
An officer of the Reserve Details of foreign remittances for the receipt of AIRA -I 
Bank of India constituted services declared under purpose codes, namely , S0017 , 
under section 3 of the S0205, S0207, S0211 , S0213 , S0402, S0403, S0404 , 
Reserve Bank of India Act, S0502, S0602, S0603 , S0604, 90701, 90702, S0703, 
1934 , who is duly S0801, S0802 , S0803 , S0804 , S0901, S1002 , S1003 , 
authorised by the Reserve S1005, S1006 , S1007 , S1008 , S1009, S1101 for such 
Bank of India in this behalf . entities whose value of remittances aggregates to more 

than fifty lakh rupees in a financial year to which the 

return pertains . 
An officer of a State Electricity consumed by such manufacturers, using an AIRA - II 
Electricity Board or an induction furnace or rolling mill to manufacture goods 
electricity distribution or falling under Section XV of the First Schedule to the 
transmission licensee under Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) whose 


No . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


( 2 ) 


Annexure 
Si. | Class of person Nature and value of transaction 

to Form 
No . 

AIRF 
( 1) 

( 3 ) 

(4 ) 
the Electricity Act 2003 , or aggregate value of clearances exceeds one hundred 
any other entity entrusted and fifty lakh rupees in the financial year to which the 
with such functions by the return pertains , as identified and intimated to him by 
Central Government or the Principal Chief Commissioner or the Chief 
State Government, who is Commissioner of Central Excise and Service Tax 
duly authorised by such in -charge of the Central Excise or Service Tax Zone, 
State Electricity Board or by the 30th June of the subsequent financial year . 
an electricity distribution 
or transmission licensee or 
other entity , as the case 

may be . 
4 . Time for furnishing information return .- The information return referred to in rule 3 shall be 
( a ) filed on or before the 31stof December of the financial year following the financial year to which the 
return pertains: 

Provided that the Board , may , by way of an order , extend the date for filing such return for reasons to 
be recorded in writing in such order; 
(b ) filed electronically , in Form AIRF , along with the Annexure of this Form , to the Directorate General 
of Systems and Data Management: 

Provided that the Board , may by way of an order, designate an officer in the office of the Directorate 
General of Systems and Data Management, or any other officer or agency to receive the returns and may 
appoint an officer designated as the Annual Information Return -Administrator, not below the rank of the 
Commissioner of Central Excise and Service Tax , for the purposes of day to day administration of 
furnishing of the said information return including specification of the procedures, data structure , formats 
and standards for ensuring secure capture and transmission of data, evolving and implementing 
appropriate security , archival and retrieval policies: 

Provided further that till such time as the Board designates such an officer or agency for receiving the 
said information returns in the electronic format, or till such time the Annual Information Return 
Administrator finalises the formats and standards for secure capture and transmission of data , the said 
returns may be filed in a computer readable media being a Compact Disc -Read Only Memory (CD -ROM ) 
or a Digital Video Disc (DVD ); 
(c ) signed and verified by the person referred to in column (2) of the Table in rule 3 . 

FORM AIRF 


[Return under Service Tax and Central Excise (Furnishing of Annual Information Return ) Rules, 2016 ] 

Annual Information Return 
(Please read the instructions carefully before filling up the relevant columns) 


Name of the person (in block 
letters ) 


Name of the person (in block IIIIIIIIIII | | | | | | | 


2. 


Address (in block letters ) ( Please leave one blank box between two words.) 


(i) Name of Premises / Building 


[ TT II – QUE 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii ) Flat/Door/Block No . 


th 

AAA 


( iii) Road / Street/Lane 


( iv ) Village / Area / Lane 


(v ) Block / Taluk /Sub -Division / Town 


waslon Town 


I 


I 


I 


( vi) Post office 
( vii) City /District 


( viii ) State/Union Territory 


Name 


Code 


( ix ) PIN 
(x ) Telephone Nos : 
(xi)Mobile No. 
( xii) E -mail Address 


Financial Year ( transactions relating to which are 
reported ) 


Class of person 

(Dropdown menu showing all the class of persons ) 
5 . Details as per formats enclosed : Annexure AIRA - I and Annexure AIRA -II 


6 . Verification . 


I .. .. ..... ...... .... .( full name in block letters ), son /daughter of ... . ... .. .. ..... hereby , solemnly , declare that the 
information given in this return is true, correct and complete in every respect. I further declare that I am 
authorised to sign this return and verify it. 
(Name of the Assessee or Authorised signatory ) 
Designation in the organisation : 
Place : 
Date : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


Annexure AIRA - 1 


FOR RESERVE BANK OF INDIA 


Purpose 


Address 


Sr. 
No. 


| Name of Address 
remitter 

remitter 


PAN of 
remitter 


Total amount of remittances 
in a financial year 


Name of 
remittee 


of 


of 


remittee 


Foreign 
currency 
(Currency name 
and amount) 


Indian 
rupee 
(Amount 
only ) 


Name Amount 


Annexure AIRA - II 


FOR ELECTRICITY COMPANIES 


Sr. No. 


Consumer 
number 


Name of 
consumer 


Address of 
consumer 


Central Excise registration 
number as intimated by 
Chief Commissioner of 
Central Excise 


Total number 
of units of 
electricity 
consumed in 
whole year 


INSTRUCTIONS FOR FILING ANNUAL INFORMATION RETURN 
1. All entries in the columns are required to be made in BLOCK letters . 
2 . One box must be left blank between two words. 
3. For State /Union Territory Code in item (viii) in serial number 2 


Codes | Name of State 


Codes 


Name of State 


01 . 


ANDMAN AND NICOBAR ISLANDS 


09 . 


DELHI 


02 . | ANDHRA PRADESH 


GOA 


03. 


10. 
11. 
12. 


ARUNACHAL PRADESH 
ASSAM 


GUJARAT 


HARYANA 


05. 


BIHAR 


13 . 


HIMACHAL PRADESH 


14 . 


CHANDIGARH 
DADRA AND NAGAR HAVELI 
DAMAN AND DIU 


JAMMU AND KASHMIR 
KARNATAKA 


07 . 
08. 


15. 


16 . 


KERALA 


[ HTT II - OUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 . 


LAKSHWADEEP 


27 . 


RAJASTHAN 


18 . 


|MADHYA PRADESH 


28 . 


SIKKIM 


19 . 


MAHARASHTRA 


29 . 


TAMIL NADU 


20 . 


MANIPUR 


30 . 


TRIPURA 


21 . 


MEGHALAYA 


31 . 


UTTAR PRADESH 
WEST BENGAL 


22 . 


MIZORAM 


33 . 


CHHATISGARH 


NAGALAND 
ORISSA 


24 . 


34 . 


UTTARANCHAL 


25 . 


PONDICHERRY 


35 . 


JHARKHAND 


26 . 


PUNJAB 


36 . 


TELANGANA 


4 . 


For item at serial number 4 , “ Class of person ” means the person referred in column 2 of the 
Table in rule 3 of the Service Tax and Central Excise ( Furnishing of Annual Information Return ) 
Rules , 2016 . 

[ F . No. 137 /23 /2015 -Service Tax ] 
HIMANI BHAYANA , Under Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


